रजिस्ट्री सं . सी . एल . - 33004/ 94 


REGD . NO. D . L .- 33004 / 94 


MAR 


PARA 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - ड 3 - उप- मण्ड (1 ) 
PART II -- Section 3 -- Sub-section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


सं . 261 ] 
No. 261] 


नई दिल्ली, बुधवार, जून 22, 1994/ प्राषा 1, 1916 
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 22, 1994/ASADHA 1, 1916 


- - 


- 


- 


जल - भूतल परिवहन मंत्रालय 

( पत्तन पक्ष ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 22 जून, 1994 
सा . का . नि . 523( अ )----महापत्तन म्यास अधिनियम, 1963 ( 1963 का 38 ) की 
धारा 3 की उपधारा ( 6 ) के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा सूतीकोरिन के म्यासी मल में " अन्य हितों " का 
प्रतिनिधित्व करने के लिए श्री सुरिन्द्रजीत सिंह को एक न्यासी के रूप में नियुक्त करती है और 
भारत सरकार, जल - भूतस्न परिवहन मंत्रालय ( पत्तन पक्ष ) की अधिसूचना सं० सा . का . नि . 
355 -- दिनांक 31- 3- 1993 में निम्नलिखित और संशोधन करती है । 
2. उक्त अधिसूचना में क्रम सं० 16 पर दी गई प्रविष्टि को निम्नलिखित प्रविष्टि द्वारा 

बदला माय , अर्थात् : 
11 . श्री सरिन्द्रजीत सिंह - .- " अन्य हितों " का प्रतिनिधित्व करने के लिए । 

[ फा . सं . पी टी - 18011/ 2/ 92-पी टी ] 

अशोक जोशी , संयुक्त सचिव 
1479691/ 9 


A 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - - SEC. 36)] 


MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT 

( Ports Wing ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 22nd June, 1994 
G. S. R. 523 ( E) . --In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of 
Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 ( 38 of 1963 ) , read with sub 
section (6 ) of the said section , the Central Government hereby appoints Shri 
Surinderjeet Singh as a Trustee representing " Other Interests " on tho Board of 
Trustees for the Port of Tuticorin and makes the following further amendment 
in the Notification of the Government of India in the Ministry of Surface 
Transport ( Ports Wing ) No . GSR 355 ( E ) dated 31- 3 -1993 . 


2. In the said notification , at serial no. 16, the existing entry. may be . 
replaced by the following entry, namely : 

“ 16 . Sh . Surinderjit Singh - Representing " Other Interests " 


[ F. No. PT - 18011 / 2192- PT ] 
ASHOKE JOSHI , Jt. Secy. 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 22 जून, 1994 
सा . का . नि . 524( अ ) : - महापत्तन न्यास अधिनियम , 1963 ( 1963 का 38 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 6 ), के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एनद्वारा चीफ ऑफ टूटीकोरीन साइट आपरेशनज , 
सदर्न पैट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लि . को सदर्न पैट्रोकेमिकल इस्ट्रीज कारपोरेशन का 
प्रतिनिधित्व करने के लिए कार्यपालक निदेशक , सदर्न पैट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लि . के 
स्थान पर एक म्यासी नियुक्त करती है तथा भारत सरकार जल - भूतल परिवहन मंत्रालय 
( पत्तन पक्ष ) की अधिसूचना म . सा . का . नि . 355 ( अ ) दिनांक 31- 3-1993 में निम्नलिखित 
और संशोधन करती है , अर्थात् : - - 

उक्त अधिसूचना में क्रम सं . 11 के सामने दिए गए शब्दों "कार्यपालक निदेशक , सदर्न 
पैट्रोकेमिकल कार्पोरेशन लि . " को " चीफ ऑफ ट्टीकोरीन साइट आपरेशन , सदर्न पेट्रोकेमिकल 
इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लि . " शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा । 


[ फा . सं , पीटी -18011 / 2/ 92-पीटी 

अशोक जोशी , संयुक्त सचिव 


(979 1I- -BE 3 (1) ] 


भारतका राजपत्र : प्रसाधारण 


- SYSRE 


- 


- 


- 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 22nd June, 1994 
G . S. R . 524 ( E ) . - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) 
of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 ( 38 of 1963 ) read with 
sub -section (6 ) of the said section , the Central Government hereby appoints 
Chief of Tuticorin Site Operations, Southern Petrochemical Industries 
Corporation Ltd ., as a Trustce on the Board of Trustees of the Port of 
Tuticorin to represent Southern Petrochemical Industries Corporation Ltd . vice 
Executive Director, Southern Petrochemical Industries Corporation Ltd , and 
makes the further amendment in the notification of Government of India in 
the Ministry of Surface Transport ( Ports Wing ) No. GSR 355 ( E ) dated 
31 -3 - 1993 , namely : 

In the said notification against serial no. 11, for the words " Executive 

Director , Southern Petrochemical Industries Corporation Ltd ." , the 
words " Chief of Tuticorin Site Operations , Southera Petrochemical 
Industries Corporation Ltd ." shall be substituted . 

[ File No. PT- 1801112192 -PT ] 

ASHOKE JOSHI, Jt. Secy . 


Printed by the Manager , Govt. of India Pro89 , Ring Road , Maya Puri, New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054, 1994 


